रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii) 
PART II _ Section 3– Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 2, 2003 / चैत्र 12, 1925 
NEW DELHI , WEDNESDAY , APRIL . 2, 2003/CHAITRA 12, 1925 


सं0 313 ] 
No. 313] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2003 
का० आ० 385 ( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारा का० आ० 637 ( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा ( ) और 6 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट 
कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ 6 ) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार 
सहित उस सारणी के स्तंभ (6 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , 
उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है : 


4 )मे की क्रमशः विनिर्दिष्ट अनुसूचित रुप में नियत 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत ( रु.) 


1 


2 


5 


प्रत्येक 5 मिलि में है 


"1. इराइथ्रोमाइसिन ऐस्टोलेट 

संस्पैन्शन 


इराइथ्रोमाइसिन ऐस्टोलेट 

. 60 मिलि की 22 .06 
इराइथ्रोमाइसिन बेस- 100 मिग्रा. के बराबर बोतल एम . कप सहित . 


21 . 58 " 


2. इराइथ्रोमाइसिन ऐस्टोलेट इराइथ्रोमाइसिन ऐस्टोलेट 
संस्पैन्शन 

इराइथ्रोमाइसिन बेस-100 मिग्रा. के बराबर . 


60 मिलि की 

बोतल 


968 GI /2003 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(i )]] 


नोट : 


( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू.नि . प्रा . से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का. आ . 

83( अ ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 
(ग ) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 
औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 

[ कां. सं./ 68 /2003/ वि/ फा. सं. 8( 46 )/2003 / डीपी/ एनपीपीए.- डिवी.II ] 

___ एल . एम. कौशल, उपनिदेशक 
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 

· ORDER 

New Delhi, the 2nd April, 2003 
S . O . 385 (E ). — In exercise of the powers, conterred by sub -paragraphs ( 1) and (2 ) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs ( Prices Control ) Order , 1995 , read with No . S . O . 637 ( E ) dated the 4 " 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , 
the National Pharmaceutical Pricing Authority , hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of 
the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax , if any , of each of the 
Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with 
the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) 
thereof 


. 


TABLE 


SI. Name of the formulation 


Strength 


Pack 


No . 


Size 


Ceiling Price 

( Rs .) 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


1. 


Erythromycin Estolate 
Suspension 


Each 5ml contains 
Erythromycin Estolate eq . to 
Erythromycin Base 100mg 


22 .06 


60ml Bottle 
with M . Cup 


2 . 


Erythromycin Estolate 
Suspension 


60ml Bottle 


21. 58 " 


Erythromycin Estolate eq. to 
Erythromycin Base 100mg 


Note : 
( a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 

through an order . 
(b ) Pro - rata pricing for packs of samé composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No. 83 ( E ) dated 27.1. 1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval / fixation of specific prices. 


( c ) 


[PN/68/ 2003/ F/F. No. 846)/ 2003/ D.PNPPA- Div.-II ] 

L. M . KAUSHAL , Dy. Director 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 2003 


का० आo 386 ( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 

जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पवित औषध ( क्रीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 
- 9 के उप पैरा (1 ) और (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक 
मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं० का० आ० 401 ( अ ), तारीख 10 मई, 2001 को 
जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,. नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) मे विनिर्दिष्ट 
कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (6) और (A ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक 
आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक 
की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम 

. . कीमत ( रु.) 


1 


2 


4 


प्रत्येक ऐनट्रिक लिपित टिकिया में 
" 1. एसप्रिन विलंबित विमोचन गोलियां । एसप्रिन - 75 मिग्रा. 

14 का पत्ता / ब्लिस्टर 3.48 
2. एसप्रिन विलंबित विमोचन गोलियां एसपिन - 150 मिग्रा. 14 का पत्ता / ब्लिस्टर 5.48 
3. एसप्रिन विलंबित विमोचन गोलियां एसप्रिन -325 मिग्रा. 14 का पत्ता / ब्लिस्टर 8.66 " 


नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ. मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । . .. 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 
औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 

[ का.सं./68/2003 /विफा.सं.8( 46 )/2003/ डीपी/ एनपीपीए.-डिवी.II ] 

एल . एम. कौशल, उपनिदेशक । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3(i )] 


ORDER 
New Delhi, the 2nd April, 2003 


S. O . 386 (E ). - In exercise of the powers , conferred by sub -paragraphs ( I) and (2 ) of paragraph 9 of 
the Drugs ( Prices Control) Order, 1995, read with No. S . O . 637 ( E ) dated the 4th September , 1997 
issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession 
of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , (National 
Pharmaceutical Pricing Authority ) No . S.O . 401( E); dated 10th May , 2001, the National 
Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table 
below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax , if any , for Scheduled formulations 
specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and pack size 
specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


TABLE 


Strength 


No 


SI. Name of the formulation 

- -- - (2) 


Pack 
Size 
(4 ) 


Ceiling Prize 

(Rs.) 
(5 ) 


( 3) 


1. 


Aspirin delayed release tab 


Each enteric coated tab , contains 
Aspirin -75mg 


14 s Strip /Blister 


3.48 


2. 


Aspirin delayed release tab 


Aspirin -1 50mg 


14 s Strip /Blister 


5.48 


3. 


Aspirin delayed release tab 


Aspirin -325mg 


14 s Strip /Blister 


8.66 " 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 

through an order. 
(b ) Pro - rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No . 83 ( E ) dated 27 .1. 1998 . 
(C ) for different packing material used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


. 


+ 


[PN /68/ 2003/F /F.No. 8( 46 / 2003/D .P./NPPA -Div.-I ] 

L .M . KAUSHAL , Dy.Director 
आदेश 

farmi, 2 3116 , 2003 
का० आ० 387 ( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 

R 170 3710 637( 31 ) arte 4 RAFER , 1997 14789 ufon 3998 ( 74a PARAM ) 314 , 1995 
) के उप पैरा (1 ) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 
37 30225 HOICE (77 3179 HDRefur untech POT) 370 FOTO 3110 1145 ( 31), ORNG 20 
नवम्बर , 2001 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय 
अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्वकिया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी 


LIT 


MM 


Lu 


1 


. 


" 


.. . 


. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


के स्तंभ (5 ) मे विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (6 ) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम 
कीमत के रुप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार अधिकतम 

कीमत (रु.) 
4 5 


1 


2 


प्रत्येक फिल्म लिपित टिकिया में 


___ 4. 88 


"1. मल्टीविटामिन गोलियां 

सेलेनियम सहित 


विटामिन ए-2500 आई. यू. 

- 10 का 
( ऐसिटेट के रुप में लिया गया ) 

एएल_ पीवीडीसी 
एस्कोरबिक ऐसिड-50 मिग्रा. 

ब्लिस्टर 
विटामिल ई ऐसिटेट-10 आई. यू. 
पायरिडोक्सिन एचसीएल-1.5 मिग्रा. 
विटामिल बी 12 -1 माइक्रो ग्राम 
( मेनिटोल ट्राइटयूरेट के रुप में लिया गया ) 
फोलिक ऐसिड- 300 माइक्रो ग्राम 
सेलेनियम डायआक्साइड मोनोहाइड्रेट 
100 माइक्रो ग्राम ऐलिमेनटल सेलेनियम के बराबर 


4 .64 


2. मल्टीविटामिन गोलियां 

सेलेनियम सहित 


। विटामिन ए-2500 आई. यू. 

10 का 
( ऐसिटेट के रुप में लिया गया ) 

एएल_ पत्ता 
एस्कोरबिक ऐसिड-50 मिग्रा. 
विटामिल ई ऐसिटेट-10 आई. यू. 
पायरिडोक्सिन एचसीएल-1.5 मिग्रा . 
विटामिल बी 12 -1 माइक्रो ग्राम 
( मेनिटोल ट्राइटयूरेट के रुप में लिया गया ) 
फोलिक ऐसिड- 300 माइक्रो ग्राम 
सेलेनियम डायआक्साइड मोनोहाइड्रेट 
100 माइक्रो ग्राम ऐलिमेनटल सेलेनियम के बराबर 
विटामिन ए- 2500 आई. यू. . 

10 का 
( ऐसिटेट के रुप में लिया गया) . एएल _ पीवीडीसी .. 
एस्कोरबिक ऐसिड-50 मिग्रा. 

ब्लिस्टर 
विटामिल ई ऐसिटेट-10 आई. यू . 
पायरिडोक्सिन एचसीएल-1.5 मिग्रा. 
विटामिल बी 12 -1 माइक्रो ग्राम 
( मेनिटोल ट्राइटयूरेट के रुप में लिया गया ) 
फोलिक ऐसिड- 300 माइक्रो ग्राम 
सेलेनियम डायआक्साइड मोनोहाइड्रेट 
55 माइक्रो ग्राम ऐलिमेनटल सेलेनियम के बराबर 


4 . 86 . 


3. मल्टीविटामिन गोलियां 

सेलेनियम सहित 


. . एएल पत्ता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ PART IL - SEc .3(ii)] 
4. मल्टीविटामिन गोलियां विटामिन ए-2500 आई. यू. 

10 का 

4 .62 
सेलेनियम सहित 

( ऐसिटेट के रुप में लिया गया ) 
एस्कोरबिक ऐसिड-50 मिग्रा. . 
विटामिल ई ऐसिटेट-10 आई. यू. 
पायरिडोक्सिन एचसीएल-1.5 मिग्रा. 
विटामिल बी 12 -1 माइक्रो ग्राम 
( मेनिटोल ट्राइटयूरेट के रुप में लिया गया ) 
फोलिक ऐसिड-300 माइक्रो ग्राम 
सेलेनियम डायआक्साइड मोनोहाइड्रेट 

55 माइक्रो ग्राम ऐलिमेनटल सेलेनियम के बराबर 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि. प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ को.सं./68/ 2003/वि/ फा. सं. 8( 46 )/2003/ डीपी/ एनपीपीए.-डिवी.II ] 

एल. एम . कौशल, उपनिदेशक 
ORDER 

New Delhi, the 2nd April , 2003 . 
S. 0 . 387(E ). — In exercise of the powers, conferred by sub -paragraphs (1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs ( Prices Control) Order, 1995, read with No. S. O . 637 ( E) dated the 4th 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers , (National Pharmaceutical Pricing Authority ) No. S . O . 1145 ( E ), dated 20 " November, 
2001, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column 
( 5 ) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, for Scheduled 
formulations specified in the corresponding entry in çolumn (2 ) of the said Table with the strength 
and pack size specified respectively inthe corresponding.entries in columns ( 3 ) and ( 4) thereof : 


TABLE 


Sl . 
No . 


Name of the formulation 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Strength 

Pack Ceiling Price 
Size 

( Rs. ) 

( 5 ) 
Each Film coated tablet contains 
Vit. A - 2500 IU ( added as acetate ) 10 s 
Ascorbic Acid - 50mg 

Al PVDC 
Viamin E Acetate - 10 IU 
Pyridoxine HC1- 1 .5mg 
Vitamin B12 - 1mcg (added as -mannitol triturate ) 


Multivitamin tablet with 
Selenium 


4. 88 " 


Blister 


. 


. .. . ... . 


. . 


. . 


. . . . .. 


- 


- 


- . kihe II 


4 


h 


Al_ St 


Selenium 


[999 11 - 783( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Folic Acid - 300mcg 
Selenium Dioxide Monohydrate 

eq. To 100mcg of elemental Selenium 
2 . Multivitamin tablet with Vit. A - 2500 IU ( added as acetate ) 10 s 
Selenium 

Ascorbic Acid - 50mg 
Viamin E Acetate - 10 IU 
* Pyridoxine HCI- 1.5mg 

Vitamin B12 - 1mcg (added as -mannitol triturate ) 
Folic Acid - 300mcg 
Selenium Dioxide Monohydrate 

eq . To 100mcg of elemental Selenium 
3 . Multivitamin tablet with Vit . A - 2500 IU (added as acetate ) 10 s 

4 . 86 
Ascorbic Acid - 50mg 

Al PVDC 
Viamin E Acetate - IO IU 

Blister 
Pyridoxine HCl- 1 .5mg 
Vitamin B12 -1mcg (added as -mannitol triturate ) 
Folic Acid - 300mcg 
Selenium Dioxide Monohydrate 

eq . To 55mcg of elemental Selenium 
4 . Multivitamin tablet with Vit. A - 2500 IU ,(added as acetate ) 10 s 4 .62" 
Selenium Ascorbic Acid - 50mg 

Al_ St 
Viamin E Acetate - 10 IU 
Pyridoxine HCl- 1.5mg 
Vitamin B12 - 1mcg (added as -mannitol triturate ) 
Folic Acid - 300mcg 
Selenium Dioxide Monohydrate 

eq . To 55mcg of elemental Selenium . 
Note : 

The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if 
any ) for the specified pack and packs of similar strength , and compaộies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 
through an order. 
Pro - rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 
S .O . No. 83 (E ) dated 27. 1. 1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed, companies are required 
to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices . 


[PN /68/2003/F /F.No. 8f46 )/ 2003/D .P./NPPA -Div.- II ] 

L . M .KAUSHAL , Dy. Director 


आदेश 


of forent,2 pt , 2003 
का० आ० 388 ( अ ) - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 

TIN ĐỊo To 637( 34) TIG 4 fHqw , 1997 * HIV giớc ngữ (71HG RJ4UI) HIGH, 1995 $ VI 
9 के उप पैरा (1) और 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक 
Hardy (774 390€ 7my fakuulelapot ) 31CY HO O 370 1102 ( 31), arta 8 fm , 2000 
को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ [ PART II - SEc . 3(ii)] 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) मे 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (5 ) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 
और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ : ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है । 


सारणी 
प्रबलता 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


पैक आकार 


अधिकतम । 
कीमत (रु.) 


। 


2 


1 . क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


2. क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


3. क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


4 . 0 / मग्रा. 


प्रत्येक मिलि में 
क्लोरोक्वीन फास्फेट - 64 .5 मिग्रा. 
क्लोरोक्वीन बेस-40 मिग्रा. के बराबर 
क्लोरोक्वीन फास्फेट - 64 .5 मिग्रा. 
क्लोरोक्वीन बेस-40 मिग्रा. के बराबर 
क्लोरोक्वीन फास्फेट -64.5 मिग्रा. 
क्लोरोक्वीन बेस- 40 मिग्रा. के बराबर 
क्लोरोक्वीन फास्फेट -64.5 मिग्रा. 
क्लोरोक्वीन बेस- 40 मिग्रा. के बराबर 
क्लोरोक्वीन फास्फेट - 64 .5 मिग्रा. 
क्लोरोक्वीन बेस-40 मिग्रा. के बराबर 
क्लोरोक्वीन फास्फेट - 64 .5 मिग्रा . 
क्लोरोक्वीन बेस-40 मिग्रा. के बराबर 


2 मिलि का 2.82 
एम्बर एम्पयूल . . 
2 मिलि का 2. 62 
सफेद एम्पंयूल 
_ 5x5 मिलि का 18.84 
एम्बर एम्पयूल 
5 मिलि का . 3.76 
एम्बर एम्पयूल 
5x5 मिलि का 17.84 
सफेद एम्पयूल 
5 मिलि का 3.56 
सफेद एम्पयूल 


4 . क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


5 . क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


6 . क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन 


नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि .प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ कां.सं./68/2003/वि/ फा . सं. 8( 46 )/2003/ डीपी /एनपीपीए.- डिवी.II ] 

एल. एम. कौशल, उपनिदेशक 


ORDER 


New Delhi, the 2nd April, 2003 
S. 0. 388(E).---In exercise of the powers , conferred by sub -paragraphs (1 ) and ( 2) of paragraph 9 of 
the Drugs ( Prices Control) Order, 1995 , read with No. S .O . 637 (E ) dated the 4th September, 1997 
issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession 
of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, (National 
Pharmaceutical Pricing Authority) No. S .O . 1102( E ), dated 8th December , 2000 , the National 
Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table 


. . 


. 


. .. . 


. 


. . 


! 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax , if any, for Scheduled formulations 
specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and pack size 
specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


TABLE 


Si. Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


No . . 


Ceiling Price 

( Rs.) 
(5) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


2.82 


2.62 


18 .84 


“ 1. Chloroquin Phosphate 

Injection 
Chloroquin Phosphate 
Injection 
Chloroquin Phosphate 

Injection 
4. Chloroquin Phosphate 

Injection - 
5 . Chloroquin Phosphate 

Injection 
6 . Chloroquin Phosphate 

Injection 


Each ml Contains 
Chloroquin Phosphate - 64 .5mg 
eq . to chloroquin base - 40mg 
Chloroquin Phosphate - 64.5mg 
eq . to chloroquin base - 40mg 
Chloroquin Phosphate - 64 .5mg 
eq. to chloroquin base - 40mg . 
Chloroquin Phosphate - 64.5mg 
eq. to chloroquin base - 40mg 
Chloroquin Phosphate - 64 .5mg 
eq. to chloroquin base- 40mg 
Chloroquin Phosphate - 64 .5mg 
eq. to chloroquin base - 40mg 


2ml Amber 
Ampoule 
2mlWhite 

Ampoule 
5x5ml Amber 

Ampoule 
5ml Amber 

Ampoule 
5x5ml White 

Ampoule 
5ml White 
Ampoule 


3. 76 


17.84 


3. 56 


. Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices ( exclusive of excise duty and local taxes if 

any) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 

through an order. 
(b ) Pro - rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No . 83( E ) dated 27 .1. 1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices . 


PN68/2003/ F/ENo. 8446 2003 /DP/ NPPA- Div.- m .. 

L . M .KAUSHAL , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2003 
का० आ० 389 ( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 

जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1 ) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 

और उर्वरक मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं० का० आo 887 ( अ), तारीख 26 
सितम्बर , 2000 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित: पैक से है, उन बातों के सिवाय 
अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी 
के स्तंभ (5 ) मे .विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (6 ) और (4) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत 
के रुप में नियत करती है । . 
46861/ 03 - - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II -- SEC. 3tim ] 


. .. . . 


. 


..... .... . . . .- . . - -.-.. 


सारणी 


क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार . अधिकतम 

कीमत (रु.) . 


1 


2 


.- 


. 


प्रत्येक फिल्म लिपित टिकिया में 
"1. क्लोरोक्वीन फास्फेट गोलियां क्लोरोक्वीन फास्फेट - 250 मिग्रा . - 10 का पत्ता /ब्लिस्टर 5 .76 
2. क्लोरोक्वीन फास्फेट डीएस गोलियां क्लोरोक्वीन फास्फेट - 500 मिग्रा. 5 का पत्ता /ब्लिस्टर 5. 44 

प्रत्येक मिलि में । 
3. क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जैक्शन क्लोरोक्वीन फास्फेट -64.5 मिग्रा. 30 मिलि 12.40 

क्लोरोक्वीन बेस-40 मिग्रा. के बराबर का वायल 

प्रत्येक 5 मिलि में 
4. क्लोरोक्वीन फास्फेट सस्पैंशन क्लोरोक्वीन फास्फेट 

60 मिलि. की एम्बर 11.16 . 

क्लोरोक्वीन बेस- 50 मिग्रा. के बराबर बोतल एम, कप सहित 
5 . क्लोरोक्वीन फास्फेट सस्पैंशन क्लोरोक्वीन फास्फेट के 

60 मिलि की 10. 62 
क्लोरोक्वीन बेस- 50 मिग्रा. के बराबर एम्बर बोतल 

प्रत्येक टिकिया में 
6. क्लोरोक्वीन फास्फेट गोलियां क्लोरोक्वीन फास्फेट - 250 मिग्रा. 10x10 का 57. 88 

एएल पत्ता . 
7. क्लोरोक्वीन फास्फेट गोलियां क्लोरोक्वीन फास्फेट - 250 मिग्रा. 10x10 का 54. 08 " 

एएल ब्लिस्टर 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत . के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ. मू.नि . प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोज़िशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन /नियत कराने के लिये आना होगा । 


. 


- 


. 


. 


-- 


-" 


। 


----- 


[ कां. सं.168/ 2003 /वि / फा. सं. 8( 46 )/ 2003/ डीपी/ एनपीपीए.- डिवी.u ] . 

एल. एम. कौशल, उपनिदेशक 
ORDER 

New Delhi, the 2nd April,2003 
S. O. 389( E).--In exercise of the powers , conferred by sub -paragraphs (1 ) and (2 ) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 , read with No. S. O . 637 ( E ) dated the 4th 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, (National Pharmaceutical Pricing Authority ) No. S . O . 887 ( E ), dated 26th September , 
2000 , the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column 
: I ) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any , for Scheduled 
formulations specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength 
and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


- 


- - 


- 


- 


बीमा 


:: 


: 


। 


: 


। 


। 


। 


। 


[ भाग 


- खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


SI. 


Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

__ ( Rs .) 


( 3 ) 


(5 ) 


Each film coated tab . Contains 
“ 1. Chloroquin Phosphate tablet. Chloroquin Phosphate - 250mg 
2 . Chloroquin Phosphate DS tab . Chloroquin Phosphate - 500mg 


10 s Strip /Blister 
5 s Strip / Blister 


5. 76 
5 .44 


3. 


Each ml Contains 
Chloroquin Phosphate - 64. 5mg 
eq . to chloroquin base - 40mg 


Chloroquin Phosphate 
Injection 


30ml Vial 


. 12. 40 


11. 16 


Chloroquin Phosphate 
Suspension 
Chloroquin Phosphate 
Suspension 


Each 5ml Contains 
Chloroquin Phosphate eq. to 
50mg chloroquin base 
Chloroquin Phosphate eq. to 
50mg chloroquin base 


60ml Amber 
Bottle with M . Cup 
60ml Amber 

Bottle 


10. 62 


6 . 
7. 


Each tab contains 
Chloroquin Phosphate Tablet Chloroquin Phosphate -250mg 
Chloroquin Phosphate Tablet Chloroquin Phosphate -250mg 


10x10 s Al _ St 
10x10 s Al Bl 


57 .88 
54. 08 " 


. Note : 
( a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 
through an order. 
Pro - rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 

S . O . No . 83( E ) dated 27.1 .1998 . 
(c ) For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 

to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


[PN68/2003/ F/ENo. 8(46)/2003/ D . P.INPPA- Div.-II] 

- L. M. KAUSHAL , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 2003. 
का० आ० 390 ( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 

जारी का० आ0 637 ( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पउित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 
9 के उप पैरा (1) और (2 ) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन 

और उर्वरक मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) के आदेश सं० का० आo 402 ( अ ), तारीख 10 मई , 
2001 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते 
हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) 
मे विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ 5 ) और (4 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 
और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में 
से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रुप में नियत करती है ! 


96862 / 63 - 3 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3( ii )]] 


-- 


सारणी 


कसं विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम 
कीमत ( रु.) 


प्रत्येक टिकिया में 


" 1. सामाइड गोलियां 
2 . सामाइड गोलियां 


फ्रूसामाइड -40मिग्रा. 
सामाइड - 40मिग्रा. 


10 का एएल / पत्ता 4.26 
10 का एएल / ब्लिस्टर 3.82 " 


नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर 

अधिकतम कीमत के रूप में नियत . की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब 

तक उसे छूट के लिये सरकार / रा. औ.मू. नि. प्रा. से आदेश प्राप्त न हो । . . 
( ख ) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 

83 ( अ) दिनांक 27.1. 1998 के तहत आयेगी । 
( ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय 

औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन / नियत कराने के लिये आना होगा । 


[ कां. सं./68/ 2003 /वि / फा. सं. 8( 46 )/2003 / डीपी/एमपीपीए.-डिवी.II ] 

एल. एम . कौशल, उपनिदेशक . 


ORDER 

New Delhi,the 2nd April, 2003 
S. O . 390 (E ).- In exercise of the powers, conferred by sub - paragraphs ( 1) and (2 ) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S. O . 637 ( E ) dated the 4 " 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, ( National Pharmaceutical Pricing Authority ) No . S. O . 402( E), dated 10th May , 2001 , the 
National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the 
table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax , if any, for Scheduled 
formulations specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength 
and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof: 


[ 77 II 


3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


SI. · Name of the formulation 


Strength 


Pack 
Size 


Ceiling Price 

(Rs.) 


No. 


(1) 


(2) 


(5 ) 


" . Frusemide Tablet 
2 . Frusemide Tablet 


Each tab contains 
Frusemide - 40mg 
Frusemide - 40mg 


10 s Al St 
10 s Al_ BI 


: 4 .26 

3. 82" 


. 


. 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if 

any ) for the specified pack and packs of similar strength , and companies cannot claim 
exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the Government/NPPA 
through an order. 
Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 
S. O . No. 83 (E ) dated 27 .1 .1998 . 
For different packing material used or any special feature claimed , companies are required 
to approach NPPA for approval/ fixation of specific prices. 


(PN/68 /2003/F/F.No.8(46 / 2003 /D .P./NPPA- Div.-II] 

L . M . KAUSHAL , Dy. Director 


Printed by the Manager, Govt. of India" Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


